निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 470 ) 


29 ज्येष्ठ 1935 ( AO) 
पटना, बुधवार , 19 जून 2013 
पत्रांक 6 / प0सृ0 - 19 - 03 / 2012 - 2181 

वाणिज्य कर विभाग 


प्रेषक , 


नरेन्द्र कुमार सिन्हा , 


वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव, 


बिहार, पटना । 
सेवा में , 

महालेखाकार , 
बिहार , पटना । 

पटना, दिनांक 18 जून 2013 | 
विषय : वाणिज्य कर विभाग के सफल संचालन हेतु नये इकाईयों के गठन सहित 

प्रशासनिक पुनर्गठन एवं पूर्व स्वीकृत राजपत्रित पदों में वृद्धि कर अतिरिक्त पदों का 

सृजन । 
आदेश स्वीकृत । 

1 . उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वाणिज्य कर विभाग के सफल संचालन हेतु 

पूर्व स्वीकृत राजपत्रित पदों में वृद्धि करके निम्नलिखित अतिरिक्त पदों के सृजन प्रस्ताव 
पर राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमंडल की दिनांक 16.06. 13 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की 
गई है । 


क्रमांक 


बिहार गजट ( असाधारण), 19 जून 2013 
पदनाम / वेतनमान 

अतिरिक्त पूर्व में 
सृजित स्वीकृत 

बल 


सृजन के 
बाद कुल 

पद 


पद 


वाणिज्य कर अपर आयुक्त 37400 - 67000ग्रेड - पे 


8900 


व0 - कर संयुक्त आयुक्त 37400 - 67000 ग्रेड - पे 
8700 


वाणिज्य कर उपायुक्त 15600 - 39100 ग्रेड - पे 
7600 


112 


वा० — कर सहा0 आयुक्त 15600 - 39100 ग्रेड - पे । 


147 


201 


6600 
वाणिज्य कर पदाधिकारी 15600 - 39100 ग्रेड - पे 


108 


295 


403 


5400 


1 से 5 


कुल पद 


258 


525 


783 


2. स्वीकृत पदों पर होने वाले व्यय की निकासी बजट शीर्ष -मुख्य शीर्ष - 2040 बिक्री व्यापार 
आदि पर कर, लघु शीर्ष - 101 - निदेशन और प्रशासन , उपशीर्ष 0001 - अधीक्षण (विपत्र कोड 
एन0 - 2040001010001 ) के अन्तर्गत गैर योजना मद से विकलनीय होगा । 

विश्वासभाजन , 

नरेन्द्र कुमार सिन्हा , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह 

प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 470 - 571 +100- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


